निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 ज्येष्ठ 1931 ( शo ) 
पटना , मंगलवार , 9 जून 2009 


( सं० पटना 249 ) 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

11 फरवरी 2009 
सं0 12 / प0 ( क0) - 1020 / 08( का0 ) - 500 — बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी जो 
सम्प्रति स्तम्भ - 3 में अंकित पद पर पदस्थापित हैं , को अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप 
प्रोन्नत वेतनमान् रू0 10,000 – 15,200 में उन्हें वर्त्तमान धारित पद के लिए अगले आदेश तक अधिसूचित किया 
जाता है : 
क्रमांक ___ पदाधिकारी का नाम , 

वर्तमान पदस्थापन 
कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 

2 
श्री ओम प्रकाश यादव , 

आप्त सचिव, नेता विरोधी दल, 
783 / 08, नालंदा । 

बिहार विधान सभा । 
2 श्री रशीद अहमद , 

प्रतिनियुक्त विशेष कार्य पदाधिकारी , 
797 / 08, मुंगेर । 

डा0 शकील अहमद, राज्य मंत्री , 
गृह विभाग, भारत सरकार । 


2. उपर्युक्त क्रमांक - 1 के पदाधिकारी की सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में एवं क्रमांक - 2 के 
पदाधिकारी की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर गृह विभाग , भारत सरकार में पूर्ववत् बनी रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 249 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


